रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/97 


REGD . NO . D. L.-33004/97 


सयमजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


. 


i * * 


भाग II - खण्ड3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3. - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं055 ] 
No . 55 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 1998 / फाल्गुन 5, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24 , 1998/ PHALGUNA 5 , 1919 


संसदीय कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1998 
सा. का .नि . 87 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, संसद में विपक्षी नेता, घेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 ( 1977 का 33 ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद में विपक्षी नेता ( भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं ) नियम, 1977 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में विपक्षी नेता ( भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं ) संशोधन नियम , 1998 है । 

( 2 ) ये 30 अगस्त , 1997 को प्रवृत्त हुए समझे आएंगे । 
2. संसद में विपक्षी नेता ( भत्ते, चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं ) नियम, 1977 के नियम 17 में , उप नियम ( 2 ) में : 

(i ) खंड ( ख ) में " पच्चीस हजार " शब्दों के स्थान पर " पचास हजार " शब्द रखे जाएंगे । 
( 2 ) खंड ( ग ) में " पच्चीस हजार और " बारह हजार " पांच सौ " शब्दों के स्थान पर क्रमश: " पचास हजार " और " पच्चीस हजार " शब्द रखे 

जाएंगे । 


[ फा . सं. 14 ( 1 ) /97 - का . अ. ] 

एस. ए. टी . रिजवी, सचिव 
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( 1 ) सा . का .नि . सं . 665 ( अ ) द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1977 में प्रकाशित 

हुए और तत्पश्चात् उसमें संशोधन निम्न द्वारा किए गए : 
1. सा . का . नि. सं. 715 ( अ ), 17 अगस्त , 1990 को प्रकाशित ; 
2. सा. का. नि . सं. 779 ( अ ), 17 सितम्बर , 1990 को प्रकाशित ( शुद्धिपत्र ); 
3. सा. का .नि . सं. 269 ( अ ), 8 मई, 1991 को प्रकाशित ; 

4. सा . का .नि. सं. 346 ( अ ), 19 जुलाई , 1991 को प्रकाशित ( शुद्धिपत्र ); 
314G / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3( 1 ] 
5. सा . का .नि . सं . 656 ( अ ), 31 अक्तूबर, 1991 को प्रकाशित ; 
6 . सा. का. नि . सं. 719 ( अ ) , 5 दिसम्बर, 1991 को प्रकाशित ( शुद्धिपत्र ) ; 
7. सा . का .नि . सं. 745 ( अ ), 27 अगस्त, 1992 को प्रकाशित ; और 
8. सा. का .नि. सं. 211 ( अ ), 14 मई, 1996 को प्रकाशित । 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
संसद में दो विपक्षी नेताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामान्य निवास स्थान पर या उन राज्य के , जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं , के भीतर 
किसी स्थान पर या उस राज्य के भीतर जिसमें वे निवास करते हैं , एक टेलीफोन उपलब्ध कराया जा रहा था । 11वीं लोक सभा के भंग होने तक प्रतिवर्ष 
25, 000 स्थानीय कालों के प्रभारों का वहन सरकार द्वारा किया जा रहा था । 

संसद सदस्यों की दशा में , ऐसे टेलीफोन पर अनुज्ञेय निःशुल्क स्थानीय कालों की संख्या सारीख 30 - 8 - 1997 से प्रतिवर्ष 25,000 से बढ़ाकर 
50,000 कर दी गई है । सदनुसार, मर पक्ष के नेता के लिए भी अनुज्ञेय निःशुल्क स्थानीय कालों की संख्या 25 ,000 से बढ़ाकर 50 ,000 प्रतिवर्ष दी गई है 
। क्योंकि इससे सुविधा की मात्रा में वृद्धि होती है ऐसे संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं 


MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd February 1998 
G. S. R. 87 ( E). ---In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Salary and Allowances of Leaders of 
Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend 
the Leaders of Opposition in Parliament ( Allowances, Medical and Other Facilitics) Rules , 1977 , namely :- - 
1. (1) These rules may be called the Leaders of Opposition in Parliament (Allowances, Medical & Other Facilities ) 

Amendment Rules, 1998 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the 30th day of August, 1997, 
2 . 

In the Leaders of Opposition in Parliament (Allowances, Medical & Other Facilities) Rules, 1977 , in rule 17, in 

sub -rule ( 2 ), 
(i) in clause (b ), for the words " twenty five thousand” the words " fifty thousand " shall be substituted ; 
( ii ) in clause (c ), for the words " twenty five thousand " and " twelve thousand five hundred ” the words " fifty thousand" 

and " twenty five thousand" shall respectively be substituted ; 


[ F. No. 14 ( 1 )/ 97 - WS ] 

S .A . T . RIZVI, Secy. 
FOOT NOTE : The principal Rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , sub - section (i) 

____ vide GSR 665 ( E) on 1st November , 1977 and were subsequently amended as follows vide : 
1 . G.S. R. No. 715 ( E ) published on 17th August , 1990 ; 
2. G.S. R. No. 779 ( E ) published on 17th Septernber , 1990 ( corrigendum); 
3 . G.S. R, No . 269 ( E) published on 8th May , 1991; 
4 . G .S .R . No. 346 (E ) publlished on 19th July, 1991 (corrigendum ) ; 
5 . G. S. R. No. 656 ( E) published on 31st October , 1991 ; 
6 . G .S .R .No.719 (E ) published on 5th December, 1991 (corrigendum ); 
7. G.S. R. No.745( E) published on 27th August, 1992 ; and 
8 . G. S. R. No . 211 ( E) published on 14th May, 1996 . 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
The two leaders of Opposition in Parliament were being provided , a telephone at their usual place of residence in the 
constituency or at a place within the State which they represent or within the state they reside. The charges for local calls upto 
25,000 per annum till dissolution of 11th Lok Sabha were being borne by the Government . 

In case ofMembers of Parliament, the number of free local calls admissible on such telephone has been increased with 
effect from 30 - 8 - 1997 from 25, 000 to 50 ,000 per annum . Accordingly , the number of free local calls admissible to the leaders 
of opposition are also increased from 25 ,000 to 50 ,000 per annum . As it increases the quantum of the facility , nobody is likely 
to be adversely effected by giving such amendments retrospective effect. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 - 1998. 


